निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 4 अगस्त 2015 


( सं0 पटना 870) 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

6 जुलाई 2015 
सं0 18 / विविध - 09 / 08 - 1089(18 ) / स्वाo — भारत सरकार के नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन ) 
अधिनियम, 2010 को स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना संख्या - 926( 18 ) दिनांक 16.08. 2011 द्वारा यथावत् अंगीकृत किया 
गया है एवं बिहार नैदानिक स्थापन ( रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन ) नियमावली, 2013 को विभागीय अधिसूचना 
संख्या - 1845(18 ) दिनांक 30.12. 2013 द्वारा नैदानिक स्थापन राज्य परिषद् और जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार का गठन 
किया गया है । 

इस अधिनियम एवं नियामवली के कार्यान्वयन हेतु उक्त क्रम में राज्य परिषद् का गठन निम्नांकित रूप से 
किया जाता है : 

नैदानिक स्थापन राज्य परिषद् : 
| सचिव , स्वास्थ्य विभाग, बिहार स्वास्थ्य विभाग 

अध्यक्ष 
| ( ख ) निदेशक प्रमुख, ( स्वास्थ्य सेवायें ) स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य सचिव 
भारतीय चिकित्सा प्रणाली की निदेशक, देशी चिकित्सा 

सदस्य 
विभिन्न धाराओं के निदेशक 
( घ) (i) 

बिहार कॉसिल ऑफ मेडिकल डा0 सहजानंद प्रसाद सिंह , तिलक नगर, मनोनीत सदस्य 
रजिस्ट्रेशन 

पटना - 20, 
( ii ) राज्य दन्त चिकित्सा परिषद के डॉ० धर्मेन्द्र सिंह, प्रध्यापक एवं 

मनोनीत सदस्य 
प्रतिनिधि 

विभागाध्यक्ष पटना डेन्टल कॉलेज एवं 

अस्पताल 
(iii ) बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् श्रीमती मुनमुन मिश्रा, निबंधक 

मनोनीत सदस्य 
के प्रतिनिधि 
( iv ) 

बिहार राज्य भेषज परिषद् के श्री वृज कुमार साहु सदस्य - सह अध्यक्ष मनोनीत सदस्य 
प्रतिनिधि 
बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं युनानी (1) श्री रामेश्वर सिंह सदस्य 

मनोनीत सदस्य 
चिकित्सा परिषद् 

(2 ) डॉ० (श्रीमती) रजिया शाहिन सदस्य 
( 3 ) श्री यतिन्द्र नारायण, सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2015 
भारतीय आयुर्विज्ञान राज्य परिषद् डॉ० रमण कुमार वर्मा 
के प्रतिनिधि 

20, डॉ0 कॉलोनी, पी0 ओ0 

डी0एम0 कॉलेज, लहेरियासराय , दरभंगा 
| पारा चिकित्सा प्रणाली के प्रतिनिधि | श्री विश्वनाथ सिंह 

महामंत्री, बिहार राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य 

कर्मचारी संघ 
( ज ) (i ) | स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉ० दीपक शरण 

गैर सरकारी संगठन ( इंडियन रेड ।| चिकित्साधीक्षक, पॉली - क्लीनिक 

क्रास सोसाईटी) के प्रतिनिधि 
( ii ) 

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले । डॉ0 एल0बी0 सिंह, 
गैर सरकारी संगठन ( रोटरी क्लब , डिट्रिक गवर्नर ( 2008 - ए0 ) आर० आई० 
पटना) के प्रतिनिधि 

डिट्रिक 3250 (बिहार एवं झारखंड ) पटना । 


मनोनीत सदस्य 


मनोनीत सदस्य 


विभागीय अधिसूचना संख्या -770(18) दिनांक 08 .05.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से, 
शेखरचन्द्र वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 870- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


